132 


HARYANA GCVT GAZ., MARCH 22 , 1994 (CHTR . 1, 1916 SAKA ) 


( PARTI 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 21 फरवरी, 1994 


2 , 


क्रमांक 69 - ज - 2- 94/ 3312.- श्री झण्डू राम, पुत्र श्री शंकर दास, निवासी गांव मन्धार, तहसील जगाधरी , 
जिला अम्बाला अब यमुनानगर को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ए ) ( 1ए) तथा 3( 1ए ) के अधीन 
सरकार की अविसूचना क्रमांक 501 - प्रार- 4-67/ 1026, दिनांक 11 अप्रैल, 1967 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना 
क्रमांक 5041-भार- III - 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789- ज 
J - 79 /44040, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वाषिक की दर से जागीर मंजूर 
की गई थी । 

राम की दिनांक 6 फरवरी, 1993 को हुई मृत्य के परिणाम स्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त 
अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के अधीन प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस जागीर को श्री झण्डू राम की विधवा श्रीमती ईशर कौर के नाम खरीफ, 1993 मे 1,000 रुपये 
वाषिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं 

दिनांक 1 मार्च, 1994 
क्रमांक 4399- ज - 2-95/ 3740 .-- श्री इन्द्रजीत भारद्वाज पुत्र श्री जयदयाल, निवासी मकान नं 0 157-6 ( डब्ल्यू ) , 
रामगली थानेसर, तहसील थानेसर , जिला करनाल अव कुरुक्षेत्र को पूर्वीपंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 ( ए) ( 1ए ) 
तथा 3( 1ए ) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 4644- पार- 4-6713562, दिनांक 5 अक्तबर, 1967 द्वारा 100 रुपये 
वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041 - आर- JJI - 70/ 2950 5, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और 
उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789- ज-I - 79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये 
वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी 

अव श्री इन्द्रजीत भारद्वाज की दिनांक 14 अगस्त, 1991 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त 
अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है भार उसमें प्राज तक सशोधन किया गया है ) की धारा 4 के अधीन प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री इन्द्रजीत भारद्वाज की विधवा श्रीमती कौशल्या रानी के नाम रबी , 1992 से खरीफ 
1992 तक 300 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत से तबदील 


2 . 


कली राम , 


अवर सचिव , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


LATB NOTIFICATION 


